रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /98 


REGD . NO. D . L.-33004/ 98 


सयाजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


NA 


. 


. 


Ft . 


४ 


८. 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (ii) 


भी 


. 


सात स 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISDED BY AUTHORITY 


सं0 713 ] 
No. 713 ] 


नई दिल्ली , शक्रवार , अक्तबर 30 , 1998 / कार्तिक 8 , 1920 
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30 , 1998/ KARTIKA 8, 1920 


वाणिज्य मंत्रालय 
अधिसूचना संख्या 28 ( आर. इ - 98 ) / 97 - 02 

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1998 
का . आ . 945 ( अ ). ---निर्यात और आयात नीति , 1997 - 2002 के पैराग्राफ 4. 1 के साथ पठित विदेश व्यापार ( विकास और विनियमन ) 
अधिनियम , 1992 ( 1992 की संख्या- 22 ) की धारा - 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर क्रमश : 08 - 10 - 98 और 
15 - 10 - 98 की सार्वजनिक सूचना संख्या-47 और 50 का अधिक्रमण करते हुए समय - समय पर यथा संशोधित निर्यात और आयात मदों, 1997 - 2002 
( संशोधित संस्करण -98 ), के आई. टी. सी ( एच. एस.) वर्गीकरणों में , एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, मामशः 


एग्जिम कोड 


मद विवरण 


नीति 


नीति से संबंधी शर्ते 


विशेष आयात लाइसेंस/ सार्वजनिक सूचना के 
अन्तर्गत आयात 


50020000 


प्रतिबंधित 


कच्चा रेशम 
(फेंका हुआ नहीं ) 


लाइसेंस अथवा इस बारे में जारी 
सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात 
की अमुमति है । 


मलबेरी कचे रेशम , जो ग्रेड 2क और उससे 
उच्च के अनुरूप हो, केवल विशेष आयात लाइसेंस 
के मद्दे आयात किया जा सकता है । तथापि , 
लौटाए गए विशेष आयात लाइसेंस का लागत 
बीमा भाडा मूल्य आयातित वस्तुओं के लागत 
बीमा भाड़ा मूल्य का तीन गुना होगा । 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


[ फाइल संख्या 01/93/214/00001/ए. एम.- 99/ एम. -439 ] 


एन. एल, लखनपाल, महानिदेशक , विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव 


2860 GI/ 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Szc. 3 ( ii )] 


MINISTRY OF COMMERCE 


Notification No. 28 (RE- 98 )/97 – 02 

New Delhi, the 30th October, 1998 
S .O . 945 (E ).- - In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation ) 
Act, 1992 (No. 22 of 1992 ) read with paragraph 4. 1 of Export and Import Policy, 1997 - 2002 , and in supersession of earlier 
Public Notice Nos. 47 and 50 dated 08 - 10 - 98 and 15 - 10 -98 respectively issued on the subject, thc Central Government hereby 
makes the following amendments in the ITC (HS) Classification ofExport and Import Items 1997 - - 2002 (RE -98 ), as amended 
from time to time, namely : 


EXIM Code 


[tem description Policy 


Import under SIL /Public Notice 


Conditions relating to the 

Policy 


50020000 


Raw Silk (not 
thrown ) 


Restricted Permitted to be imported 

against a licence or in 
accordance with a Public 
Noticc issued in this 
behalf 


Import of Mulberry Raw Silk conforming to 
Grade 2A and above only is permitted against 
Special Import Licence (SLL ). However, c.i.f. 
value of the surrendered Special Import 
Licence (SLL ) shall be three times the c.i.f. 
value of the imported goods. 


This issues in public interest . 


[File No. 01/ 93 /214 /00001/AM - 99 /M -439 ) 


N . L . LAKHANPAL , Director General of Foreign Trade 

and Ex-Officio Addl. Socy. 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Rord , Mayapurl, Now Dothi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1998. 


